सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


23 अग्रहायण, 1939 ( श० ) 


संख्या- 967 राँची , गुरुवार, 


14 दिसम्बर , 2017 ( ई० ) 


कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


अधिसूचना 
20 सितम्बर , 2017 


संख्या -1/विविध- 855 / 04 का .- 9973 -- अपर मुख्य सचिव , स्वास्थ्य , चि०शि० एवं परिवार 
कल्याण विभाग, झारखण्ड के पद पर पदस्थापित श्री सुधीर त्रिपाठी , भा .प्र. से . ( झाः1985 ) के दिनांक 
16 सितम्बर , 2017 से 1 अक्टूबर , 2017 तक उपार्जित अवकाश पर रहने के फलस्वरूप इनकी अनुपस्थिति 
अवधि तक के लिए श्री सुखदेव सिंह, भा . प्र.से . ( झाः1987), अपर मुख्य सचिव, जल संसाधन विभाग, 
झारखण्ड अपने कार्यों के अतिरिक्त अपर मुख्य सचिव , स्वास्थ्य , चि०शि० एवं परिवार कल्याण विभाग, 
झारखण्ड के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे । 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अखौरी शशांक सिन्हा, 
सरकार के उप सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 967-- 50 


